MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 आषाढ़, 19 3 8 ( श०) 
संख्या 22 राँची , बुधवार 

13 जुलाई, 20 16 ( ई० 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 2 8 0 -2 88 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 


पूरक अ 


... 


... 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 13 जुलाई, 2016 


281 


भाग 1 
नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
2 जून 2016 , ई० । 


संख्या. कार्मिक - 01/ 15 - 13 2 9 - वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचन 
क्षेत्र संख्या . 75 ( पांकी ) से निर्वाचित सदस्य श्री देवेन्द्र कुमार सिंह ने अध्यक्षीय 
कार्यालय में दिनांक - 27 मई, 2016 को 11 .45 बजे पूर्वाह्न में विधान- सभा सदस्य के 
रूप में हिन्दी भाषा में शपथ ग्रहण किया | 


मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव , झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


282 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार 13 जुलाई, 2016 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

12 जुलाई, 2016 
संख्या-2/ राज. स्था.- 32 / 20 10 -3 899 - रा... श्री रविराज शर्मा, जिला परिवहन 
पदाधिकारी , धनबाद को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, 
धनबाद के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । शक्ति 
प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अवध नारायण प्रसाद , 

सरकार के उप सचिव । 
.......... .. 

अधिसूचना 


12 जुलाई, 2016 
संख्या- 2/ राज. स्था .- 32/ 20 10 -3900/ रा०... श्रीमती वंदना सेजवलकर , अंचल 
अधिकारी, चास को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, 
बोकारो के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 13 जुलाई , 20 16 

283 
Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । शक्ति 
प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 

12 जुलाई, 20 16 
संख्या- 2/ राज. स्था.-32/ 20 10 -390 1/ रा... श्री अजय सिंह बडाईक , जिला समाज 
कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू. 
अर्जन पदाधिकारी, प. सिंहभूम, चाईबासा के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन 
एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
(" The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation 
and Resettlement Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की 
जाती है । 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 
उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अवध नारायण प्रसाद, 
सरकार के उप सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


284 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 13 जुलाई, 20 16 

अधिसूचना 


__ 12 जुलाई, 2016 


संख्या- 2/ राज . स्था .- 32/ 20 10 - 39 0 2/ रा... श्री प्रभात कुमार , भूमि सुधार उप 
समाहर्ता, बरही को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, 
हजारीबाग के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (" The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act - 2013 ") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । शक्ति 
प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 


12 जुलाई, 2016 


संख्या-2/ राज. स्था.- 32 / 20 10 -3903 / रा... श्री शैलेश कुमार सिंह , अंचल 
अधिकारी, बड़कागाँव को उनके कार्यों के अलावे , अतिरिक्त जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, 
हजारीबाग के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 13 जुलाई , 20 16 

285 
Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । शक्ति 
प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अवध नारायण प्रसाद, 
सरकार के उप सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

12 जुलाई, 2016 
संख्या- 2/ राज. स्था.-32/ 20 10 - 39 0 4 / रा |.. श्री सदात अनवर, जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी, धनबाद को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, 
धनबाद के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । शक्ति 
प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


286 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 13 जुलाई, 20 16 


अधिसूचना 
12 जुलाई , 20 16 


संख्या- 2/ राज. स्था .- 32/ 20 10 - 3 9 0 5/ रा... श्री राजेश कुमार मिश्र, अंचल 
अधिकारी, जरीडीह, बोकारो को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन 
पदाधिकारी, बोकारो के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 20 13 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 

4 जुलाई, 2016 
संख्या-2/ भू०अ०प०नि० अधिल्पलामूबंदो०)-4 3/ 2 0 14 -4 6 3-निरा० .. छोटानागपुर 
काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा- 84 की उपधारा-( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए झारखण्ड राज्यपाल घोषित करते है कि पलामू बंदोबस्त के अंतर्गत पलामू जिला 
के अंचल पाटन के कुल- 04 ( चार ) राजस्व ग्रामों में अधिकार का अभिलेख जिसका 
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 190 8 की धारा - 8 3 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत अंतिम 


287 


झारखण्ड गजट ( साधारण| बुधवार 13 जुलाई, 20 16 
प्रकाशन हो चुका है, को अधिसूचित किया जाता है । इस अधिसूचना के द्वारा अंतिम रूप से 
प्रकाशित अधिकार का अभिलेख तत्काल प्रभाव से निर्णायक साक्ष्य होगा | 


जिला- पलामू, अंचल- पाटन के राजस्व ग्रामों की सूची: 


क्रमांक ग्राम 


का थाना 


प्रकाशन की तिथि 


की 


| थाना 
नं० 


वितरण 
तिथि 


नाम 


23 


6 


01 


200 


| 0 9. 0 5 . 2 0 16 


0 7 . 0 6 . 2 0 16 | 0 8 . 06 . 2 0 16 


. 


कठौतिया 


पलामू | 2 0 1 


09 . 05 . 201607 . 06 . 2016 08 . 06 . 2016 


03 


कजरी 


पलामू 202 


09 . 0 5 . 20 16 


07 . 06 . 20 16 / 08 . 06 . 2 0 16 


04 


बटसारा 


पलामू | 203 


09.05 . 2016 


07. 06 .2016 08. 06 . 2016 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


नवीन किशोर सुवर्णों, 
सरकार के उप सचिव सह- उप निदेशक । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


288 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 13 जुलाई , 20 16 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं AMEET PRAKAASH पिता SRI DILIP KUMAR , शपथ पत्र सं0.5 6 4 
दिनांक 14 जून, 20 16 के अनुसार AMEET PRAKASH के नाम से जाना जाऊँगा | 
AMEET PRAKAASH एवं AMEET PRAKASH दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


RESIDENT OF - VILLAGE - GULNI KUSHANA 


P. O - GULNI KUSHANA 

DIST - BANKA, BIHAR 
PRESENT RESIDING - SECTOR IV/ F, 

QTR . NO . 2048 , BOKARO STEEL CITY 
DIST - BOKARO, JHARKHAND , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MANGALAWATI DEVI पत्नी BALIRAM SINGH शपथ पत्र 
सं० 5 12 दिनांक 18 फ़रवरी, 2016 के अनुसार MANGLAWATI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 
MANGALAWATI DEVI एवं MANGLAWATI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT OF _ SECTOR IX/ C , 

QTR. NO . 931 
STREET NO . 25 B . S . CITY , 
DIST — BOKARO , JHARLHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 22 - 50 | 


